.. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

14 वैशाख , 193 8 ( श०) 
संख्या 15 राँची, बुधवार 

4 मई, 2 0 16 ( ई० ) 


विषय- सूची 
पृष्ठ 

पृष्ठ 
भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 195 - 20 8 भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधानसभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
आदेश । 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख मैट्रिकुलेसन , आई. ए., आई. एस . सी ., बी. ए , 

प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2 , एम. बी. बी. एस., बी . सी . ई., डिप० इन एड., 

भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग-9 . विज्ञापन 
गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग-9 क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग-9 . ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक .. 
पूरक अ 


निकले 


. 


. 


. 


196 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई, 20 16 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
8 अप्रैल, 2016 


संख्या- 3 / नि0 सं0 - 09 - 35 / 2 0 15 का . 297 1.- मो0 सादात अनवर , झा0 प्र0 से0 
( कोटि क्रमांक - 839 ए| 0 3 ), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद को दिनांक 
18 अगस्त , 2 0 15 को उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 2 27, 2 3 0 
एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 

8 अप्रैल, 2016 
संख्या-4/ नि0 सं0 - 12 -3 2/ 2 0 14 का .. 30 11 .. श्री अतुल कुमार , झा0 प्र0 से0 
( तृतीय बैच), अंचल अधिकारी कोडरमा के द्वारा दिनांक 5 सितम्बर , 2015 से 
18 अक्टूबर , 2 0 15 तक उपभोग किये गये अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


197 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई , 20 16 

अधिसूचना 

__ 12 अप्रैल , 2 0 16 
संख्या- 3/ नि०सं०.09-31/ 20 15 का० 3 13 6 .. श्री अरूण कुमार रतन , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक-6 07/ 03), संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, 
राँची को दिनांक 08 फरवरी, 2016 से 29 फरवरी, 2016 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 ,230 एवं 2 48 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


198 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग | 


अधिसूचना 

29 दिसम्बर , 2014 ई0 । 
संख्या. सी0 एस0 1/ आर0- 02 / 2014-1519 -- श्री अंजन सरकार , पिता- श्री सुबल 
सरकार , पता . एफ - 33, सेक्टर -3, धुर्वा, रांची को दिनांक 28 दिसम्बर , 2014 के प्रभाव से 
मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव (वाह्य कोटा) , झारखण्ड के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । 

2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी एवं को- टर्मिनस है तथा किसी भी 
समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ए०के०पोद्दार , 
सरकार के उप सचिव । 


अधिसूचना 

29 दिसम्बर , 2014 ई01 
संख्या. सी0 एस0 1/ आर0 - 02 / 2014 - 1520-- श्री राकेश कुमार चौधरी, झारखण्ड 
सचिवालय सेवा, सम्प्रति प्रशाखा पदाधिकारी , मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय 
विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 के प्रभाव से उनके कार्यों के अतिरिक्त , मुख्यमंत्री 
के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ए०के०पोद्दार , 
सरकार के उप सचिव । 


199 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 मई, 20 16 _ 

अधिसूचना 
___ 29 दिसम्बर , 2014 ई0 । 


संख्या. सी० एस० 1/ आर०- 02/ 2014- 1521 -- श्री अजय कुमार, पिता- श्री बलीराज राय, पता 
गौरी शंकर नगर , 102 नॉर्थ ऑफिस पाड़ा , डोरण्डा, रांची को दिनांक 
29 दिसम्बर , 2014 के प्रभाव से श्री रघुवर दास, माननीय मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार के पद 
पर नियुक्त किया जाता है । 

___ 2. श्री अजय कुमार को वेतनमान एवं अन्य सुविधाएँ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं 
समन्वय विभाग के संकल्प संख्या- 504, दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के आलोक में देय होगा । 

3. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी एवं को - टर्मिनस है तथा किसी भी समय बिना किसी 
किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ए०के०पोद्दार , 
सरकार के उप सचिव | 


मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 

( समन्वय 


शुद्धि पत्र 

2 6 अप्रैल , 2016 
संख्या- सी0एस0 - 01 / समिति गठन - 01 / 2015-512-- झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में 
प्रकाशित अधिसूचना संख्या- 1044 की निर्गमन की तिथि " 9 सितम्बर , 2016" को "09 जून , 2015 " पढ़ा 


जाय । 


2. शेष यथावत् । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ए० के० पोद्दार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


200 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई , 2016 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


विषयः. 


राज्यादेश 

20 अप्रैल, 2016 
__ मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक - 15 मार्च, 2016 में मद संख्या- 14 के रूप में 
लिये गये निर्णय के आलोक में राँची जिलांतर्गत नगड़ी अंचल के मौजा 
आनी, थाना सं0 -227 , खाता सं0 - 30 , 14 एवं 07 , प्लॉट सं0 - 33 1, 3 64 , 
365 , 366, कुल रकबा . 2 .00 एकड़ ( एच. ई. सी. लि0 से झारखण्ड 
सरकार को प्राप्त भूमि) न्याय सदन , झालसा के भवन निर्माण हेतु भवन 
निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार , राँची के साथ निःशुल्क भू. हस्तांतरण 
के संबंध में । 


संख्या. संचिका सं० . 04/ स० भू० राँची (JHALSA)- 24 / 15 - 1570/ रा० 


आदेशः स्वीकृत । 


i) उपायुक्त , राँची प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातो एवं प्लॉटो 
में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान 
कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे। 


ii) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की 
आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने 
पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

उदय प्रताप, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


201 


201 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 


अधिसूचना 

22 अप्रैल , 2016 
संख्या-2 / रा0 स्था0 - 32 / 13 - 16 11 / रा., श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ( गृह जिला- औरंगाबाद) 
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व ( पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को बंदोबस्त कार्यालय, पलामू में 
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ( राजस्व) के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

नव पदस्थापित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन तुरंत सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधिसूचना 

22 अप्रैल, 2 0 16 
संख्या-2 / राज. स्था.. 32 / 2 0 10 - 16 12 / रा.,.. श्री ज्ञान प्रकाश मिंज, अनुमण्डल पदाधिकारी , 
डुमरी, गिरिडीह को उनके विभागीय कार्यों के अतिरिक्त जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के रूप 
में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 20 13 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition 
Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की 
की जाती है । 

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के 
पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण तक ( जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


202 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


22 अप्रैल, 2016 


संख्या-2 | राज. स्था .- 32 / 2 0 10 - 16 13/ रा... श्री सुधीर कुमार दास, विशेष भू- अर्जन 
पदाधिकारी, देवघर को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन पदाधिकारी, 
देवघर के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act - 2013 ") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 4 मई, 2016 


___ 203 


203 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अधिसूचना 
22 अप्रैल, 2016 


संख्या- 2 / राज. स्था .- 3 2 1 20 10 - 16 14 -( 2 )| रा.,.. श्री मिथिलेश कुमार झा , भूमि 
सुधार उप समाहर्ता, लातेहार को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला- भू- अर्जन 
पदाधिकारी, लातेहार के रूप में कार्य करने हेतु भू- अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ("The Right to fair 
compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement 
Act-2013") की धारा 3( g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 


शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वह्न करेंगे । 


उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


204 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

25 अप्रैल, 2016 
संख्या- 02/ रा. स्था.- 341 20 10 - 16 3 3.. (0 2 )| रा.,. संथाल परगना काश्तकारी 
( अनु . उपबंध) अधिनियम, 1949 की धारा- 4 (vii ) ( ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 20 (5 ) एवं 42 के 
अंतर्गत श्री प्रकाश बिरसा लकड़ा, प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त, दुमका को अगले 
आदेश तक या वर्तमान पदधारण तक ( दोनो में जो पहले हो) उनके अधिकारिता क्षेत्र 
के अंतर्गत हस्तांतरण वादों एवं नोट फॉर आर्डर वादों की सुनवाई हेतु उपायुक्त की 
शक्ति प्रदत्त करते हैं । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 

205 
प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं SHWETA पुत्री MUKUT MANI SAREWAR शपथ पत्र सं० 46 दिनांक 
10 दिसम्बर, 2 0 15 के अनुसार SHWETA SHAMBHAVI के नाम से जानी जाऊँगी । 
___ SHWETA एवं SHWETA SHAMBHAVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 

MOHALLA BHOLA PANDA PATH 
JALSAR ROAD DEOGHR, WORD NO . 06 , 
OPPOSITE TO VASUNDHARA ASHRAM , 
POST OFFICE - B , DEOGHAR , PIN 814112 , 
P .S . SUBDIVISION AND DISTRICT 
DEOGHAR , JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं TANU पुत्री TULSI PRASAD DAS शपथ पत्र सं० 97089 दिनांक 
19 अक्टूबर, 2015 के अनुसार TANU DAS के नाम से जानी जाऊँगी । 
_ TANU एवं TANU DAS दोनों एक ही महिला का नाम है । 

RESIDENT OF SECTOR - 4B , 
QTR. NO - 1031 , 
P. O . & P. S - SECTOR IV , 
B . S .CITY , BOKARO JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं SURAJMANI BARAIK पत्नी SUNDRA KUMAR BARAIK शपथ पत्र सं० 26 15 9 
दिनांक 29 दिसम्बर , 2015 के अनुसार SURYA MANI BARAIK के नाम से जानी जाऊँगी । 

SURAJMANI BARAIK एवं SURYA MANI BARAIK दोनों एक ही महिला का 
नाम है । 

RESIDENT OF SECTOR - II/B , 
QTR. NO - 3 - 085 , 
P. O . & P. S .- B. S . CITY, 
DIST - BOKARO , JHARKHAND 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


206 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं NAMRATA RAI पत्नी SHRI GITESHWAR PRASAD SINGH शपथ पत्र सं० 332 
दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के अनुसार NAMRATA SINGH के नाम से जानी जाऊँगी । 

___ NAMRATA RAI एवं NAMRATA _ SINGH दोनों एक ही महिला का 
नाम है । 

RESIDENT OF- 408 PRADHAN PALACE, 
NORTH OFFICE PARA , 
DORANDA, RANCHI (JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं ROOP CHANDRA MANJHI पुत्र SRI MUTU MANJHI शपथ पत्र 
सं० 14 9 22 दिनांक 12 अक्टूबर , 2015 के अनुसार ROOP CHANDRA TUDU के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

___ ROOP CHANDRA MANJHI एवं ROOP CHANDRA TUDU दोनों एक ही व्यक्ति का 
नाम है । 


RESIDENT OF. VILLAGE- BHATUA, 

P . O . -BAIDMARA , 
P. S.- HARLA (SECTOR-9 ) 
DIST - BOKARO (JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं NAGENDRA ROY पुत्र LATE BINDHYACHAL RAY शपथ पत्र सं० 49 5 
दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार NAGENDRA RAY के नाम से जाना जाऊँगा | 

NAGENDRA ROY एवं NAGENDRA RAY दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


RESIDENT OF- QUR NO . 1 - 163, 

SECTOR- 2 / A 
P. O . & P. S .- B.S . CITY, 
DIST - BOKARO (JHARKHAND ) 


207 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 

प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं SHYAM SUNDER MAHTO पुत्र LATE MAHANTH MAHTO शपथ पत्र सं० 543 
दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के अनुसार SHYAM SUNDAR MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा । 

____ SHYAM SUNDER MAHTO एवं SHYAM SUNDAR MAHTO दोनों एक ही व्यक्ति का 
नाम है । 


RESIDENT OF- SAHADEO NAGAR, 

GAS GODOWN ROAD, NAMKUM, 
P . S . & P . S NAMKUM 
DIST- RANCHI (JHARKHAND ) 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं SADDAM HUSSAIN पुत्र ASGAR HUSSAIN शपथ पत्र सं० 55 दिनांक 
12 दिसम्बर, 2015 के अनुसार SAJID HUSSAIN के नाम से जाना जाऊँगा | 
___ SADDAM HUSSAIN एवं SAJID HUSSAIN दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 


RESIDENT OF- GULAB BAGH, 

NEAR SAHARA SUNDERBAN GATE NO - 2 , 
PARDIH MANGO , JAMSHEDPUR- 831012, 
DIST - EAST SINGHBHUM, (JHARKHAND ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं UDAY NARAYAN MANJHI पुत्र LATE SUKLAL SOREN शपथ पत्र सं० 11 दिनांक 
12 अगस्त, 2015 के अनुसार UDAY NARAYAN SOREN के नाम से जाना जाऊँगा | 

UDAY NARAYAN MANJHI एवं UDAY NARAYAN SOREN दोनों एक ही व्यक्ति का 
नाम है । 


RESIDENT OF- VILL -DARDAHA, 

P. O .- MOKO 
P. S .- BALIAPUR 
DIST - DHANBAD, (JHARKHAND ) 


208 

झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , 4 मई, 2016 

प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं PARMA PRASAD SINGH पुत्र AMBIKA SINGH शपथ पत्र सं० 24 दिनांक 
2 अप्रैल, 2016 एवं परिक्षा नियंत्रक बिहार युनिवर्सिटी द्वरा प्रदत्त अधिसूचना संख्या ई4 24 43-44 , 
4 4 , मुज० दिनांक 30 जून, 1992 के अनुसार Dr. PARMA PRASAD SINGH के नाम से 
जाना जाऊँगा | 

PARMA PRASAD SINGH एवं Dr . PARMA PRASAD SINGH दोनों एक ही व्यक्ति का 
नाम है । 


PERMANENT ADDRESS - VILL - SRIRAMPUR , 

P .O . - SONHA BHATTA 

DIST -SARAN , (BIHAR ) 
PRESENT ADDRESS RAVI NIWASH, 

RAKHABANI , 
DUMKA (JHARKHAND ) 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 15 - 50 | 


